निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 पौष 1931 ( AO ) 
( सं0 पटना 665 ) पटना, वृहस्पतिवार , 31 दिसम्बर 2009 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 

7 दिसम्बर 2009 
सं0 3 / एच0 - 02 / 2008 - का0 - 5922 — सचिव तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के पत्रांक 
तपस / 78 / ए / 8 दिनांक 15 नवम्बर 2009 के अनुसार साहिब श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज का पावन 
जन्मोत्सव वर्ष 2010 में नहीं पड़कर वर्ष 2009 में ही 24 दिसम्बर 2009 को पड़ रहा है । अतः दिनांक 24 दिसम्बर, 
2009 ( पौष सुदी सप्तमी ) को साहिब श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर राज्य सरकार 
के कार्यालयों एवं राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार चौधरी , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 665 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


